1604 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 27 , 1972 (ASAR . 6,1894 SAKA ) 


[ PART 1 


EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 

CORRIGENDUM 


The 15th /21st June, 1972 


The entries against serial No. 61, 64 and 65 in respect of the result of the Departmental Examination 
of the Excise and Taxation Departmsnt, Haryana notified , -vide Haryana Government, Excise and Taxation 
Department Notification No. 2402 - ET ( I)-72/17203, dated the 10th May, 1972 , are hereby substituted 
as under : 


Serial Name of the officer/ 
No. official and District 

in which posted . 


Paper I Paper II Paper III Paper IV Paper V Paper VI Paper VIT 
( Law of ( Excise ( Allied (Property (Sales (Book ( Landa 
Crimes ) Law) Taxes ) 

Tax Law ) Tax Law ) Keeping ) Script ) 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


Pass (W.C.) Pass 


61 Shri A. L.Khurana , 

Excise Inspector . Karnal 

Distillery 
64 Shri Lala Singh , Clerk , 

Ambala 
65 Shri Ram Sarup , Clerk , 

Rohtak 


Pass 


Fail 


Fail 


N. N. KASHYAP, Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 14/16 जून , 1972 


क्रमांक 1980- ज (II ) -72/22255.-- श्री नन्दु राम, पुत्र हरफूल सिंह, ग्राम आसरा का माजरा , तहसील रिवाड़ी ,जिला 
गुड़गावां की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदाना 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री नन्दू राम की मुबलिग 100 रुपये की जागीर जो कि उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 590 - III - 69/ 8690, दिनांक 24 अप्रैल, 1969 द्वारा मंजूर हुई थी , अब श्रीमती टोडो देवी विधवा 
श्री नन्दू राम के नाम फसल रवी, 1970 के लिए 50 रूपये तया खरीफ 1970 से आगे 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । 
इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्रमांक 1985 ज (II ) -72/22261.-- श्री रणधीर सिंह, पुन खमन सिंह, गांव खोल , तहसील रिवाड़ी, जिला गुड़गावां 
की युद्ध जागीर जो उसे हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 590 -र -11-69/ 8690, दिनांक 24 अप्रैल, 1969 
द्वारा खरीफ , 1965 से स्वीकृत की गई थी, उसी क्राप से मंसूख की जाती है । 


7 


क्रमांक 2090- ज (II ) -72/22267.-- रिसालदार धानाराम, पुत्र श्री भागमल, गांव खरमान, तहसील मज्जर, 
जिला रोहतक की मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि रिसालदार धाजाराम की मुबलिग 100 रुपये की जागीर, जो कि 
उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना 296 -जे. सी .- 52/ 1091. दिनांक 29 मई, 1952 द्वारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमती लाडो देवी 
विधवा श्री धाजाराम के नाम रबी , 1968 से मन्जूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया 
जायेगा । 

क्रमांक 2301 - ज ( I) -72/22274. पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें प्राज 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते 


तक 


PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 27 , 1972 ( ASAR. 6 , 1894 SAKA) 


1605 


हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरें उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद 
में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


जिला 


गांव 


जागीर पाने वाले का 

नाम व पता 


तहसील 


राशि 


फसल वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


रुपये 


। 


1 महेन्द्रगढ़ 


श्री हरि सिंह , पुन श्री 

भानी राम 


चरखी दादरी 


100 


( 1 ) खरीफ , 1965 से रवी, 1970 

तक 
2 ) खरीफ , 1970 से प्रागे 


150 


E2 महेन्द्रगढ़ 


श्री श्योकरण , पुन 

श्री श्यो लाल 


घसोला 


दादरी 


100 


( 1 ) खरीफ , 1965 से रबी, 1970 
तक 
( 2 ) खरीफ , 1970 से आगे 


150 


. 


दिनांक 16 जून , 1972 


क्रमांक 2270 -ज (II) -72/22576.-- श्री ज्ञानी राम, पुत्र श्री फूला राम, गांव नानौंद, तहसील व जिला रोहतक की 
मृत्यु के हरिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री ज्ञानी राम की मुबलिग 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे हरियाणा सरकरी 
की अधिसूचना क्रमांक 6972 -र- iii - 68/ 8473, दिनांक 21 अप्रैल , 1969 द्वारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमती जीवनी, विधवा श्री 
हानी राम के नाम रबी , 1970 के लिए 50 रुपये तथा खरीफ , 1970 से आगे 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । 
इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत किया जायेगा 


दिनांक 19 जून, 1972 


क्रमांक 2246- ज ( I) -72/22807.-- श्री नाथू राम , पुत्र श्री मिरजा, गांव फतेहपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला 
मम्बाला की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहष आदेश देते हैं । कि श्री नाथू राम की मुबलिग 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे पंजाब 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3884 जे. एन .-- JII - 66/ 6147, दिनांक 7 अप्रैल , 1966 द्वारा मंजूर की गई थी अब 
श्रीमती बिशनु देवी,विधवा श्री नाथू राम के नाम खरीफ 1969 से रबी 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ , 1970 से आगे 150 रुपये 
वार्षिक दर से मंजर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्रमांक 1809-4 (1) -72/22867.--पूर्वी पंजाव के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन पिया गया है ) की धारा 2(ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भले राम पुत्र श्री गोपाला राम, गांव कुंगड़, तहसील हांसी, जिला हिसार को खरीफ , 1965 से 

वी , 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ 1970 से भागे 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


भुपेन्द्र सिंह 
अवर सचिव । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT a roguiar Block Devlonment and Panchayat Officer 
DEPARTMENT 

is posted in that Block . 
The 14th /16th June, 1972 

2. Wilc holding the charges tire aforementioned 
No. 4391-2ECDI-71/ 7235. - Sri R :jinder Singh , officer shall exercis: the powers of Drawing, Disburs 
Etiansio 1 O.::e will hold the currunt chirge of the ing and Controlling Offiar in r.spcl of the Dadri-L ! 
Dadri-II Block in addition to his own duties till Block . 


